निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 457 ) 


23 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार 13 जून 2013 


सं० एम - 4 - 35 / 2007 / 5998 / वि० ( 2 ) 

वित्त विभाग 


ट 


संकल्प 

12 जून 2013 
विषय :- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की शक्ति के संबंध में । 

योजना एवं विकास विभाग द्वारा अभियंताओं को प्राप्त तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा निष्पादन 
की स्वीकृति की शक्तियों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था । लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के 
अनुसार विभिन्न श्रेणी के अभियंताओं को निम्न प्रकार शक्तियाँ प्रत्यायोजित है : 

क्र० सक्षम प्राधिकार तकनीकी स्वीकृति की शक्ति निविदा निष्पादन की शक्ति 
1 सहायक अभियंता 

₹ 01 . 00 लाख 

₹01. 00 लाख 
2 कार्यपालक अभियंता 

₹ 03 . 50 लाख 

₹ 03 . 50 लाख 
| 3 | अधीक्षण अभियंता 

₹70 . 00 लाख 

₹70 . 00 लाख 
| 4 मुख्य अभियंता 

₹03 . 50 करोड़ 

₹ 03. 50 करोड़ 
2 . योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजनाओं में विलम्ब के कारणों की समीक्षा के क्रम में 
यह बात प्रकाश में आई कि विभिन्न श्रेणियों के अभियंताओं को तकनीकी स्वीकृति तथा निविदा 
निष्पादन की शक्तियों में भिन्नता के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है । 
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्य मंत्री जिला विकास योजना के लिये वित्त 
विभागीय संकल्प सं० 3828 दिनांक 12 . 06 . 2006 द्वारा अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालक अभियंता को 
तकनीकी स्वीकृति एवं संकल्प सं० 3415 दिनांक 22. 05 . 2007 द्वारा निविदा निष्पादन की शक्तियों में 
बढ़ोतरी करते हुए क्रमशः 50 लाख से 10 करोड़ तक एवं 50 लाख रु० तक की शक्ति प्रत्यायोजित 
की गई । 

3 . योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा हेतु सचिव , पथ निर्माण विभाग की 
अध्यक्षता में गठित समिति से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प सं० 3828 
दिनांक 12 .06. 2006 तथा संकल्प सं० 3415 दिनांक 22. 05 . 2007 में संशोधन करते हुए योजना एवं 
विकास विभाग के अभियंताओं को निम्न रूपेण तकनीकी एवं निविदा निष्पादन की स्वीकृति की शक्ति 
प्रत्यायोजित की जाती है । 


शून्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 जून 2013 
क्र० सक्षम प्राधिकार तकनीकी स्वीकृति की शक्ति । निविदा निष्पादन की शक्ति 
1 . सहायक अभियंता 

₹ 10 . 00 लाख 
2 . । कार्यपालक अभियंता ₹ 10 . 00 लाख से ऊपर 

₹ 25 . 00 लाख तक 
₹ 50 . 00 लाख तक 
अधीक्षण अभियंता 

₹ 50 . 00 लाख से ऊपर ₹ 25 . 00 लाख से ऊपर 
₹ 02 . 00 करोड़ तक 

₹ 02 . 00 करोड़ तक 
| मुख्य अभियंता 

| ₹ 02 . 00 करोड़ से ऊपर 
₹ 02 . 00 करोड़ से ऊपर 

₹ 03 . 50 करोड़ तक 
5 . विभागीय निविदा समिति 

शून्य 

₹ 03 . 50 करोड़ से ऊपर 


4 . 


उपर्युक्त शक्तियाँ योजना एवं विकास विभाग की योजनाओं के लिए प्रदान की गई है । अन्य 
मामलों में लोक निर्माण संहिता के प्रावधान यथावत रहेंगे । । 
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया 

जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार , बिहार , 
पटना को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो० सउद , 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 457 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


